. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 
संख्या - 9 राँची, बुधवार 

27 फरवरी , 2019 (ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 159 -167 भाग- 4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


160 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 फरवरी, 2019 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
24 जनवरी , 2019 


संख्या-4/नि०सं०-12-72/ 2015 का.- 681-- श्री अमित कुमार , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- गढ़वा ) कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद , मधुपुर , देवघर द्वारा दिनांक 10. 08. 2017 से 
11. 09 .2017 तक ( कुल 32 दिन ) उपभोग की गई अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227 , 230 एवं 248 में वर्णित उपबंधों के अधीन उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
5 फरवरी , 2019 


संख्या- 03 /नि०सं०-09- 08 / 2018 का . 1090-- श्री ए० के० सत्यजीत , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
709/03 गृह जिला- राँची), संयुक्त सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , 
राँची को दिनांक 11.02. 2019 से 25.02.2019 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


161 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 फरवरी , 2019 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
21 फ़रवरी , 2019 


संचिका संख्या -04/ स० भू० राँची ( CCL )-61/18-652/ रा०,-- 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो०- डोरण्डा, राँची । 


विषयः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 05 .02.19 में मद संख्या-09 के रूप में लिये गये निर्णय के 

आलोक में राँची जिलान्तर्गत अंचल- कांके , मौजा - कदमा , थाना सं० -155 के खाता संख्या 
55 एवं प्लॉट संख्या-580 में अंतर्निहित रकबा - 12. 50 एकड़ गैरमजरूआ खास परती 
कदीम भूमि (रिनपास , राँची की भूमि ) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक -I) राजस्व 
विभागीय संकल्प संख्या- 48/ रा०, दिनांक - 03 .01. 17 के अनुसार 1, 27 ,47,100/- रूपये 
( एक करोड़ सताईस लाख सैंतालीस हजार एक सौ) प्रति एकड़ की दर से प्रस्तावित भूमि 
की संगणित सलामी की राशि रू0- 15,93 ,38, 750/ - (पन्द्रह करोड़ तिरानवे लाख अड़तीस 
हजार सात सौ पचास ) रूपये मात्र, सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान 
15, 93, 387/- ( पन्द्रह लाख तिरानवे हजार तीन सौ सतासी) रूपये मात्र , लगान का 75 % 
सेस की राशि 11, 95 ,041/ - (ग्यारह लाख पनचानवे हजार एकतालीस ) रूपये मात्र एवं 
सेस 29 वर्षों के लिए लगान एवं सेस की देय राशि 8,08, 64, 416/-( आठ करोड़ आठ 
लाख चौसठ हजार चार सौ सोलह ) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 24, 29,91, 594/ 
( चौबीस करोड़ उन्तीस लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ चौरानवे ) रूपये मात्र (विस्तृत 
विवरणी संलग्न अनुलग्नक - II ) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ मेडिकल 
कॉलेज की स्थापना हेतु सी०सी०एल, दरभंगा हाऊस , राँची के साथ 30 वर्षों के लिए 

सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में । 
आदेशः- स्वीकृत । 
i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से 
संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन 
एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 फरवरी , 2019 

_ 162 
ii ) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 4306/ रा०, दिनांक -24.10. 2014 के द्वारा सरकारी भूमि के 
मूल्य का निर्धारित दर/ सलामी से संबंधित कंडिका- 2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही 
भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई की 
जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर / सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता 
है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी । 
iii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक -4306/ रा०, दिनांक -24.10. 2014 की कंडिका 4( g) के आलोक 
में प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं 
लगान तथा सेस की गणना कर ही संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का लीज बंदोबस्ती की जायेगी, 
परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का 
लीज बंदोबस्ती किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी । 
iv ) उपायुक्त, राँची द्वारा प्रस्तावित भूमि के एकरारनामा के पूर्व अधियाची विभाग/ संस्था से 
विषयगत परियोजना मे सन्निहित कुल देय राशि का एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी । 
v ) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर 
एकरारनामा के पूर्व अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी । 
vi) जिस प्रयोजन हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती की जा रही है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने 
अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग को वापस हो जायेगी । 
vii ) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/ रा०, दिनांक- 24.10.14, संकल्प संख्या 
48/ रा०, दिनांक - 03.01. 17 एवं इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय -समय पर सरकार द्वारा 
निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी । 
viii) मेडिकल कॉलेज के एम०बी०बी०एस० सीटों पर नामांकन में NEET द्वारा चयनित 50 प्रतिशत 
सीटें झारखण्ड राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित की जायेगी । 
ix) झारखण्ड राज्य के मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बेड आरक्षित की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमलेश्वर प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


163 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 फरवरी , 2019 


अनुलग्नक -I 
भूमि की विवरणी : 


क्र० 


मौजा 


अभिलेख जिला अंचल 
संख्या 
04/ 17- 18 | राँची कांके 


01. 


कदमा । 


थाना खाता प्लॉट सं० रकबा | भूमि का किस्म 
| सं० सं० 

| ( एकड़ में ) 
| 15555580 

12. 50 गैरमजरूआ खास परती 

कदीम 
(रिनपास राँची की भूमि ) 


सकल कुल योग 


12.50 


अनुलग्नक- II 


मूल्य गणना विवरणी : 


क 


. 


अभिलेख 
संख्या 


रकबा 
( एकड़ में ) 


निबंधित 
दर प्रति 


सलामी( रूपये | सलामी का | लगान का 
में ) 1 % लगान | 75% सेस 

( रूपये में ) ( रूपये में ) 


शेष 29 वर्षों | कुल देय राशि 
हेतु लगान (5+ 6+ 7+ 8) 
एवं सेस की ( रूपये में ) 
देय राशि 


एकड़ 


( रूपये में ) 


04/ 2017 -18 | 


3 
12. 50 


1274710 | 159338750. 00 


9 
1593387.50 | 1195040 .63 | 80864415 .77 | 242991593. 90 


12. 50 


80864415 . 77 


कल 


159338750. 00 | 1593387 . 50 | 1195040 . 63 
या 159338750 या 1593387 या 1195041 


242991593. 90 
या 242991594 


या 


80864416 


अर्थात चौबीस करोड़ उन्तीस लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ चौरानवे रूपये मात्र । 


ह०/ 


सरकार के संयुक्त सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 फरवरी , 2019 


164 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
18 फ़रवरी, 2019 


विषय :- 


खास महाल भूमि से संबंधित विकल्पों ( फ्रीहोल्ड करने सहित ) पर विचार कर राज्य 
सरकार को संस्तुति देने हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित करने संबंध में । 


संख्या-07/ खा . म. ( अध्ययन यात्रा)- 03 / 2019-611/ रा., - खास महाल भूमि से संबंधित विकल्पों 
( फ्रीहोल्ड करने सहित ) पर विचार कर राज्य सरकार को संस्तुति देने हेतु निम्नरूपेण उच्चस्तरीय 
समिति गठित किया जाता है । 
1. विकास आयुक्त , झारखण्ड 

- अध्यक्ष । 


2. 


सचिव (व्यय), योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड 


- सदस्य । 


3. 


सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 


- सदस्य । 


सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड 


- सदस्य सचिव । 


समिति 10 दिनों में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी । 


प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


165 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 फरवरी, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

- - - - - - - - - - - 

शुद्धि - पत्र 

12 फरवरी , 2019 ई० । 
संख्या- 12 / पी०5 - 1047 / 2014 ( खण्ड)- 825 -- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की 
अधिसूचना संख्या- 6371 , दिनांक -22. 11 . 2018 के क्रम सं०- 42 में अंकित जन्मतिथि " 06 . 01 . 1959 के स्थान पर 
" 06. 11. 1959 " पढ़ा जाय । 


उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
22 फरवरी , 2019 ई० । 


संख्या -12/ एम02-140/ 2012- 1082 -- श्री गुलशन तिर्की, उप समादेष्टा, सी०आर०पी०एफ०, सम्प्रति पुलिस 
मुख्यालय , झारखण्ड, राँची में पदस्थापन की प्रतीक्षा में , को झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि 
( दिनांक - 06. 02. 2019 ) से 04 ( चार ) वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान ), रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/ 
शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 फरवरी , 2019 


166 


166 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SUJATA DUDHANI पिता SRI PREM KUMAR AGARWALLA शपथ पत्र सं० 57 , 
दिनांक 6 जनवरी, 2018 के अनुसार SUJATA AGARWALLA के नाम से जानी जाऊँगी । । 

SUJATA DUDHANI एवं SUJATA AGARWALLA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT -- 


HIMSAGAR APARTMENT, KUSUM VIHAR , KOYLA NAGAR . 
A/ PR/ o FLAT No .- 202, 
SHYAM KUNJ APARTMENT, 
NEAR PRAGATI NURSING HOME 
P .O . & P .S .- SARAIDHELA , 
DIST .- DHANBAD , 
STATE - JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं DIVYA पति RANA RANDHIR MAHENDRU, शपथ पत्र सं० 2896, दिनांक 
30 मई , 2018 के अनुसार DIVYA MAHENDRU के नाम से जानी जाऊँगी । 

DIVYA एवं DIVYA MAHENDRU दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT-- 


H. No . 2K/ 77 , BARIATU HOUSING COLONY 
NEAR RAM MANDIR BARIATU ROAD , 
P .O . & P .S . - BARIATU , 
DIST .- RANCHI , 
STATE - JHARKHAND , 
PIN – 834009 . 


___ 167 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 फरवरी , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


सं० 09, दिनांक 


मैं SAHIL पिता BIMAL PRASAD _ SINGH, शपथ पत्र 
8 अक्टूबर, 2018 के अनुसार SAHIL SINGH के नाम से जाना जाऊँगा । 

SAHIL एवं SAHIL SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


Qr. No. B/2766 , SECTOR- 2, SITE- 5 , 
NEAR HANUMAN MANDIR , DHURWA, 
DIST .- RANCHI , 
STATE _ JHARKHAND. 
PIN _ 834004 . 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 9 -- 50 | 


